॥॥ 


1. . श ८/1... 8 


॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः॥ 
॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः ॥ 
॥ श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासाय नमः ॥ 
॥ श्रीमते अग्रदेवाचार्याय नमः ॥ 


॥ मैयिलीमहोपनिषद ॥ 


1/17.5 {८ (1८5 0८77 01<7047टव 6} 
1/14/1८। (८114९) (68. (८/1 111 ६ ८11127/7/ 
11.711 17८ 01447184 
(1170"4/[८ {1/८ 51017111 74/1751,41*4 
(^, (^ 1/ (8 (¶11//111/1/// 1.14 /111॥ 1 
97 5141017 1२711471144त1 का 


सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्‌। 
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्‌ ॥ 


अथ मैधिलीमहोपनिषद्‌ 


नित्या निरङ्खना सुद्धा रासाभिन्ना महश्षरीर्‌ / 


मातरं मैथिली वन्दे गुणग्रामं रसारमास्‌ ॥ १॥ 


नित्य निरञ्जन अर्थात आवरणरहित श्रीरामचन्द्रजी से अभिन्न अर्थात श्रीरामस्वरूपा 
महेश्वरी गुणसमह युक्त, रमा की भी रमा, जगत्‌ की माता श्रीमैथिली का मैँ वन्दन करता 


ट्‌ ॥ ९॥ 


ॐ तत्सत्‌ / रायरूपिणे फर्रह्णे नमः / अथ हवैकदा रनचिहासने समारूढा भगवतीं 
मैधिटी लाव्यायनः कौङ्गायनः खाडायन भलन्दन विल्व एेलाक्यस्ताट्क्ष्य एते सप्न 
ऋषयः प्रत्यतामूचुः / भूर्भवः स्वः / सप्रद्रीपा कुमी / तयो तोकाः / अन्तरिक्षम्‌ / सर्वे 
त्वयि निवसन्ति / आमोदः / प्रमोदः / विमदः / सम्मोदः / सवस्त्विं सन्धत्से / आङ्घनेयाय 
त्रह्माकिद्या प्रदाक्नि धाक्नित्वा सके कयं प्रणसामह प्रणमामहे ॥ 


ॐ तत्सत्‌ श्रीरामरूपी परब्रह्म को नमस्कार है । एक बार लालव्यायन कौञ्जायन खाडायन 
भलन्दन विल्व एेलाक्य ताटुक्य ये सात ऋषियों ने ररसिंहासन पर बेटी हई भगवती 
मैथिली के पास जाकर आदर पूर्वक उनको पक्वा - भूलोक अन्तरिक्षलोक स्वर्गलोक । 
सात द्वीप वाली पृथिवी । स्वर्गं मर्त्य पाताल ये लोक । तथा अन्तरिक्ष-आकाडा ये सब 
आप में रहते हैँ । आमोद प्रमोद समोद विमोद इन सबों को आप अच्छी प्रकार धारण 
करती हैँ । श्रीहनुमानजी को ब्रह्म विद्या देने वारी ! हे धात्रि ! सर्व लोकाधारिणि श्रीसीते 
1 हम सब आपको बार बार प्रणाम करते है | 


अथ हैनान्सौधिल्युकाच / वत्साः कुलिनोऽदन्धासोऽरेयसः कि कामा युयं प्रत्यफद्ध्वम्‌ ॥ 


ते होचूमातिमोक्षिकामैः किं जाप्यं कि प्राप्यं कि ध्येयं कि विक्नेयपित्येतत्‌ सर्व नो न्रूटि ॥ 


उक्त प्रकार से नमस्कार करने के बाद्‌ इन सात ऋषियों से श्रीमैथिली ने कहा कि हे वत्स 
! तुम सब कुशल एव कपट रहित हो तुम सब किस कामना से आये हो ! ऋषियों ने कहा 
कि - हे माता! मुमुक्षु के लिए क्या जपने योग्य है, क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या ध्यान 
करने योग्य है, ओर क्या जानने योग्य है, यह सब हमें बतार्पँ । 


सोकाच / राम इत्यक्षर द्रयं जाप्यम्‌ / रि राम इत्यक्षर त्रयं जाप्यम्‌ / 
ठृ राय इत्यक्षर रयं जाप्यम्‌ / रे राम इत्यक्षर त्रयं जाप्यम्‌ / रै राम इत्यक्षर त्रयं जाप्यम्‌ / 
रो साम इत्यक्षर जयं जाप्यम्‌ / एतदेक हि तारकम्‌ / एतदेव हि बन्धेनवन्धनय्‌ ॥ 
या्रतिस्र मात्रा ओमित्यत्र / इमानि त्यक्षराणि जपंस्तज्जपति ॥ तीणि वै दुःखानि, 


आध्यात्मिकमाधिदकिकसाधिभौतिकमर्‌ / इमानि त्यक्षराणि जपंस्तानि प्रणाखयति॥ 
किष्युत्ीकात्परे त्मकं खाकेतै शु भदयिनि / राजन्तं रासचन्द्रौति जपन्‌ बन्धाद्‌ किपुच्यते 
जपन्‌ बन्धाद्‌ विद्ुच्यते ॥ इति प्रथमोपनिष्त्‌ ॥ ९॥ 


श्रीमैथिली ने कहा कि - "राम" यह दो अक्षर जपने योग्य है । "रिं राम' अक्षरत्रय जपने 
योग्य है । "र राम' यह अक्षरत्रय जपनीय है । र रामः यह अक्षरत्रय जाप्य है । ओर रैं 
राम' यह अक्षरत्रय जाप्य है | ओर "रों राम' यह अक्षरत्रय जाप्य है । यही तारक है । यही 
बन्धनो का बन्धन है । रां इसमें सादे तीन मात्राएं है । इन साढे तीन अक्षरों को जपने 
वाला उसे जपता है । तीन दुःख है। आध्यात्मिक अर्थात शारीरिक । आधिदैविक - यक्ष 
राक्षसादि देवयोनि के प्रकोप से उत्पन्न । आधिभौतिक अर्थात वृश्चिक सिंह व्याघ्र आदि 
सर्व प्राणियों से आया हुआ । इन साढे तीन अक्षरों के जप करने वाला मानव उन तीनां 
दुःखों को नष्ट करता है । विष्णु लोक से भी परे साकेत लोक है, उसमें विराजमान 
श्रीरामचन्द्रजी को जपनेवाला संसार बन्धन से निश्चय ही विमुक्त होता है ॥ ९॥ 


परात्परतरो निरिटहयप्रत्यनीकगुणाकरे जगदादिकारणसणिततेजोरि््रह्मादि 
देवैरप्युफास्यः स श्री भगवान्‌ दादछरधिरेव प्राप्यो दा्चरधिरेव प्राप्यः ॥ 


इति द्वितीयोपनिषत्‌ ॥ ?॥ 


पर से भी परे, सब ग्राह्य गुणों से युक्त, जगत्‌ के आदि कारण, अतुलित तेज के समूह, 
ब्रह्मादि देवों से सर्वदा उपासनीय भगवान्‌ श्रीदाशरथि ही प्राप्य है, समस्त जीवमात्र द्वारा 
वे सर्वेश्वर श्रीदाडरयि ही प्राप्य हें ॥ २॥ 


सकठजगत्कारणकीजं भक्तवत्सलः ख एकव भगवाक्क्ेयः स एक भगावाक््ीयः / 


इति क्रतीयोपनिषत्‌ ॥ 5 ॥ 


सर्वजगत के कारणों के बीज, भक्तवत्सल वे सर्वेदावर श्रीरामचन्द्रजी ही जानने के योग्य 
है, वे ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ज्ञेय हैँ ॥ ३॥ 


ते ह ुनरनामूुः / ष्पि मन्तु कतमो मन्तो गरीयान्‌ / 
कसभियन्त्य सक्कं कल्याणमभिपङ्यासः / तनो रहि मद्ेश्षरि ॥ 
सोवाचैनान्‌ / सर्वं एक मन्त्राः छुखप्रदाः सुभग्रदाः क्षेसप्रदा धनप्रदाः । 
एकमक्षरयुक्खारितं सदाजन्सभिरर्जितानि मह्ाणातकान्यपि विनाशयति / 


तत्रापि षडक्षरो यन्तः सवात्कष्टः / आ्युफटग्रदः / सर्वमेव काञ्छितमभिपूरयति / 
सोक्षा्थी मोक्षं ठ भते / स्वार्थी च स्वम्‌ / पुत्रार्थी पुत्रम्‌ / धनार्थी धनम्‌ / 
विद्यार्थी विद्याम्‌ / यदत्कासयते सर्वमग्रतः स्थितमिकाभिपञ्यति / 
ततः स एक सवोत्कृष्टः / स एक छिकवकारणय्‌ / स एक जाप्यः ॥ 
इति चु््ठपनिषत्‌ ॥ ॥ 


उन ऋषियों ने फिर मैधथिलीजी से प्रार्थना की कि छ मन्त्रों मे भी कोनसा मन्त्र अतिदाय 
श्रेष्ठ है ? । किस मन्त्र को अभिमन्त्रित कर अर्थात जपकर हम अपना कल्याण प्राप्न कर 
सकेगे । हे महेश्वरी ! उस मन्त्र को हमें कटहिये । 


सर्वेश्वरी श्रीमैथिलीजी ने उन ऋषियों को कहा कि पहले कहे हुए राम आदि छ मन्त 
सभी कल्याण दायक हैँ । गुभदायक, क्षेमप्रद ओर धनप्रद हैँ । एक भी अक्षर उच्चारित 
होने पर सौ जन्मों मे किये हुए पातको को भी वे नष्ट करते हैँ तदपि श्रीरामचन्द्रजी के उन 


मन्त्रों में षडक्षर ८ रां रामाय नमः) मन्त्र सबसे श्रेष्ठ है । शीघ्र फलदायक है । सभी 

अभिलषित पदार्थों को परिपूर्ण करता है । इस षडक्षर जप से मोक्षाभिलाषी मोक्ष प्राप्न 

करता है, स्वर्गाभिलाषी स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्रच्छु पुत्र प्राप्त करता है, धनकामी धन 

प्राप्न करता है । विद्यार्थी विद्या प्राप्न करता है । जो जो चाहता है सो सब उसे प्राप्त होता है 
। अतः वही रामषडक्षर मन्त्रराज सब मन्त्रो में श्रेष्ठ है । वही कल्याणो का परम कारण है 
। वही जपने योग्य है ॥ ४॥ 


इमसक मनुं पूर्व साकंतपतिर्मासवोचत्‌ । अ हनुमते सस प्रियाय प्रियतराय / 
स केद केदिने ब्रह्मणे / स कशिष्ठाय / स पराञ्चराय/ स व्यासाय / स श्युकाय / 


इत्येषोपनिषत्‌ इत्येषा ब्रह्मविदा / 


यही षडक्षर राममन्त्र साकेत के स्वामी सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी ने मुदे कहा अर्थात्‌ 
सविधि उपदेश दिया । मैने मेरे प्रियातिप्रिय सेवक श्रीहनुमानजी को कहा उपदेडा दिया । 
श्रीहनुमानजी ने वेद के ज्ञाता श्रीब्रह्माजी को कहा उपदे दिया । ब्रह्माजी ने वशिष्ठजी 
को उपदेङा दिया । वरिष्ठजी ने व्यासजी को उपदेडा दिया । व्यासजी ने शुकदेवजी कहा 
उपदेदा दिया । यही उपनिषत्‌ है, यही ब्रह्मविद्या है । 


तेह प्रणम्योचुः / कृतकरत्या कयय्‌ / विदितवेदितव्याः / पूर्णकामा / संखछयाद्वियुक्तः / 


त्वं हि मात्नूनसस्माकं गुरुरस्माकं गुरः ॥ इति पञ्चस्युपनिष्त्‌ ॥ ५ ॥ 
समाफ्नोपनिषत्‌ ॥ 


ऋषियों ने मैथिलीजी को प्रणामकर कहा कि - हम कृतकर्तव्य ओर ज्ञातज्ञातव्य, 
पूर्णकाम ओर संदेह से रहित हुए । हे जगन्माता ! हम संशयमुक्त हुए । हे माता ! आप ही 
हमारी गुरु है, आप ही हमारी गुरु हैँ ॥ ५॥ यहां उपनिषद्‌ समाप्त हुआ ॥ 


॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॥ 


